निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 401 ) 


12 श्रावण 1931 ( श ) 
पटना , सोमवार, 3 अगस्त 2009 


पंचायती राज विभाग 


कार्यालय आदेश 

27 फरवरी 2009 
सं0 15 — बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पत्रांक 340 आo, दिनांक 26 फरवरी 2007 द्वारा निम्नवर्गीय 
लिपिक के पद पर वेतनमान रूपये 3050 - 4590 में नियुक्ति हेतु अनुशंसित श्री प्रदीप कुमार, पुत्र श्री राम बालक 
ठाकुर, ग्राम विष्णुपुर ( सुक्कन टोला ) मो0 मिर्जापुर वन्द्वार, जिला बेगूसराय को सृजित निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर 
वेतनमान रूपये 3050 - 4590 में सरकार द्वारा समय - समय पर अनुमान्य भत्तों के साथ योगदान करने की तिथि से 
अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए उप -निदेशक, पंचायत राज कार्यालय, पूर्णियां में पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री कुमार योगदान देते समय अपने विवाह के लिए तिलक दहेज नही लूंगा संबंधी घोषणा - पत्र अपने 
कार्यालय प्रधान को समर्पित करेगें । 

3. योगदान देते समय पदस्थापन के जिला के सिविल सर्जन से अपने स्वस्थ होने का प्रमाण - पत्र अपने 
कार्यालय प्रधान को समर्पित करेंगे । 

___ 4. योगदान के समय शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र संबंधी प्रमाण -पत्र की मूल प्रतियां ( छाया प्रतियां सहित ) 
अवलोकनार्थ एवं संतुष्टि हेतु कार्यालय प्रधान के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ताकि उसी आधार पर उनकी सेवा पुस्त खोली 
जा सके । 

____ 5. इनका योगदान कंडिका 2, 3, 4, के आलोक में दाखिल किए गये कागजातों की समुचित जांचोपरान्त 
स्वीकार किया जा सकेगा । 


बिहार गजट, ( असाधारण ) , 3 अगस्त 2009 


6. नियुक्ति के संबंध में आवेदक द्वारा दी गयी सूचनाओं में यदि कभी भविष्य में यह पाया जायेगा कि 
सूचनाएं गलत या भ्रामक दी गई है तो नियुक्ति किसी भी समय एक कारण पृच्छा नोटिस देते हुए समाप्त किया जा 
सकेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह०) अस्पष्ट , 
निदेशक, पंचायती राज विभाग । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 401- 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic. in 


